सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 अग्रहायण , 19 37 ( श०) 


संख्या 573 राँची, शुक्रवार , 


4 दिसम्बर, 2015 ( ई० ) 


उद्योग विभाग 

---- ---- -- 
अधिसूचना 
3 दिसम्बर, 2 0 15 


संख्या- 03/ उ०नि०/ एच०ई०सी०- 1/ 20 12 -3675.. सर्वश्रीहेवीइंजीनियरिंग कॉरपोरेशन 
लिमिटेड , रांची द्वारा अपनी 3 41 एकड़ खाली भूमि को राज्य सरकार के पास प्रत्यर्पण 
करने हेतु Revival Package of HEC - 2015 के अंतर्गत इच्छा प्रकट की गयी है । सर्वश्री 
हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि . द्वारा प्रदत्त भूमि प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रस्ताव के 
विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श हेतु माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरांत 
निम्न प्रकार कमिटि का गठन किया जाता है : . 


( 1) प्रधान सचिव , उद्योग विभाग, झारखण्ड , रांची । 
( 2 ) प्रधान सचिव , योजना- सह. वित्त विभाग, झारखण्ड , रांची | 
( 3 ) प्रधान सचिव , नगर विकास विभाग, झारखण्ड, रांची | 
( 4 ) सचिव , राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 4 दिसम्बर, 2 0 15 
समिति सर्वश्री हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, रांची द्वारा Revival 
Package of HEC- 2015 के अंतर्गत समर्पित भूमि प्रत्यार्पण प्रस्ताव के विभिन्न बिन्दुओं 
की समीक्षा कर एक सुस्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


उदय प्रताप सिंह, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 573 – 50 । 


